SCRETARIAT 


TRAL SECO 


। 


। । । 


| 


रजिस्ट्री सं० डी०एल०- 33004/ 96 . 


IMA 


FIREGD. NO . D . L .- 33004/96 


E 


+ CON 


INDIA. * 


M 


- 


NA 


. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART 1 - Section 3 Sub - Section ( 11 ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- - 


- 


सं० 733 ] 
No. 733 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, दिसम्बर 19 , 1996 / अग्रहायण 28, 1918 
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 19, 1996 / AGRAHAYANA 28 , 1918 


% 


E 


पर्यावरण और वन मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1996 


का . आ . 884 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा ३ की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक 
वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर महाराष्ट्र राज्य के थाणे जिले में दहानु ताल्लुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण गठित करती है , अर्थात् : 


अध्यक्ष 


सदस्य 


- 


सदस्य 


( 1 ) न्यायाधीश चन्द्रशेखर शैकर धर्माधिकारी 

( सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय, मुम्बई ) 
( 2 ) निदेशक , राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, विश्वविद्यालय कैम्पस, रुड़की ( उत्तर प्रदेश ) 

( जल विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ ) 
( 3 ) निदेशक , राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान , दौना पाउला, गोवा 

( समुद्र विज्ञान तथा जल परिस्थितिकी विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ ) 
( 4 ) प्रधान, वनस्पति विज्ञान विभाग , मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई 

( सतही परिस्थितिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ ) 
( 5 ) प्रधान, पर्यावरण इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई 

( पर्यावरण इंजीनियरी के क्षेत्र में विशेषज्ञ ) 
( 6 ) प्रोफसर के . बी . जैन पर्यावरण योजना और प्रौद्योगिकी केन्द्र, अहमदाबाद 

( विकासात्मक और पर्यावरण योजना के क्षेत्र में विशेषज्ञ ) 
( 7 ) निदेशक , राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद 

( सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ ) 
3127G.I / 96 


सदस्य 


- 


सदस्य 


- 


सदस्य 


- 


सदस्य 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IPART 11 - - SEC . 3( ii )] 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


सदस्य 


सदस्य 


( 8 ) कलक्टर , थाणे 
( 9 ) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , मुम्बई 
( 10 ) गैर सणारी संगठन का एक प्रतिनिधि , 

( जिसको कर सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा ) 
( 11 ) श्री बी . डब्ल्यू. देशपांडे, उप सचिव , शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई 


सदस्य 


- - 


सदस्य सचिव 


2. प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्: -- 


( 1 ) 


उक्त अधिनियम की धारा ३ की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( v ), ( vi ), ( vii ), ( viii ) , (ix ), ( x ) और ( xii ) में निर्दिष्ट मामलों की 
बाबत अध्युपाय करने और निदेश जारी करने के लिए पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 की धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग 
करना; 


( 2 ) दहानु ताल्लुका के पारस्थितिक रूप से भंगुर क्षेत्रों का संरक्षण करना और उक्त क्षेत्र में प्रदूषण का नियंत्रण करना; 


( 3) एहतियाती सिद्धान्त और प्रदूषक संदाय करें सिद्धान्त पर विचार करना और उसका क्रियान्वयन ; 


( 4 ) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा दहानु ताल्लुका के संबंध में की गई सिफारिशों पर विचार करना और उनका 

क्रियान्वयन 


( 5 ) 


भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं. का. आ . 114 ( अ ) तारीख 19 फरवरी, 1991 और का . 
आ . 416 ( अ ) तारीख 20 जून , 1991 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना; 


( 6 ) मुम्बई उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा समय - समय पर जारी किए गए सुसंगत आदेशों का पालन करना ; 


( 7 ) दहानु ताल्लुका से संबंधित किसी अन्य सुसंगत पर्यावरण संबंधी मामले का निपटान करना, जिसमें ऐसे मामले भी हैं जो केन्द्रीय सरकार 

के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इसे निर्दिष्ट किए गए हों । 


3. 


प्राधिकरण अपने कार्यकलापों के बारे में दो मास में कम से कम एक बार प्रगति रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत 
करेगा । 


प्राधिकरण का मुख्यालय मुम्बई, महाराष्ट्र में होगा । 


अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन और शर्ते ये होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर अवधारित की जाएंगी । 


[ फा . सं. जे - 17011/21/ 95 - आई ए- III ] 

आर. एच. ख्वाजा, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 19th December , 1996 
S . O . 884 (E ). - - In exercise of the powers conferred by sub -section (3 ) of Section 3 of the Environment 
(Protection ) Act , 1986 (29 of 1986 ) hereinafter referred to as the said Act, the Central Government hereby constitutes an 
authority known as the Dahanu Taluka Environment Protection Authority , in the District of Thane, State of Maharashtra , 
consisting of the following members for a period of one year on and from the date of publication of this notification in the 
Official Gazette, namely : -- 


[ 4TT IL- 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(1) Justice Chandrashekhar Shanker Dharmadhikari 

Chairperson 
(Retired Judge of High Court ,Mumbai) 
(2 ) Director, National Institute of Hydrology , University Campus, Roorkee (U .P .). 

Member 
(Expert in the field ofHydrology ) 
(3 ) Director,National Institute of Oceanography , Dona Paula ,Goa. 

Member 
(Expert in the field ofOceanography and Aquatic Ecology ) 
Head of the Botany Department, Mumbai University , Mumbai. 

Member 
(Expert in the field of Terrestrial Ecology) 
(5 ) Head , Department of Environmental Engineering , I.I. T .,Mumbai. 

Member 
(Expert in the field of Environmental Engineering ) 
(6 ) Prof. K . B . Jain , Centre for Environmental Planning & Technology , Ahmedabad . 

Member 
(Expert in the field of Developmental and Environmental Planning) 
(7 ) Director, National Institute of Design , Ahmedabad . 

Member 
(Expert in the field of Information Techology ) 
(8 ) Collector , Thane. 

Member 
(9 ) The Member Secretary, Maharashtra State Pollution Control Board , Mumbai. 

Member 
(10 ) A representative ofNon - GovernmentalOrganisation 

Member 
( To be appointed by the Central Government) 
(11 ) Shri V . W . Deshpande, Deputy Secretary , Urban Development Department, 
Government ofMaharashtra, Mumbai. 

- Member Secretary 
2 . The Authority shall exercise the following powers and perform the following functions, namely: 
(1) exercise of powers under section 5 of the Environment (Protection ) Act, 1986 for issuing directions and for taking : 

measures with respect to matters referred to in clauses ( v), (vi), (vii), (viii ), ( ix ), ( x ) and (xii ) of sub -section ( 2 ) of 

section 3 of the said Act ; 
(ii ) to protect the ecologically fragile areas ofDahanu Taluka and to control pollution in the said area ; 
(iii) to consider and implement the " Pre -cautionary Principle " and the “ Polluter Pays Principle"; 
( iv ) to consider and implement the recommendations given by the National Environmental Engincering Rescarch 

Institute, Nagpur, in respect of Dahamu Taluka ; 
to ensure the implementation of the notifications issued by the Government of India in the Ministry of Environment 

and Forests No. S . O . 114 (E ) dated the 1919 February , 1991 and No. S . O . 416 (E ) dated the 20th June, 1991; 
( vi ) to comply with the relevant orders issued by the Bombay High Court and the Supreme Court from time to time; 
(vii ) to deal with any other relcvant environment issues pertaining to Dahanu Taluka, including those which may be 

referred to it by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests . 
3 . The Authority shall furnish a progress report about its activities atleast once in two months to the Central Government in the 

Ministry of Environment and Forests . 
4 . The Authority shall have its Headquarters at Mumbai, Maharashtra . 
5 . The termsand conditions of appointment of the Chairperson and Members shall be as determined by the CentralGovern 
ment from time to time, 

F .No. J- 17011 /21/95 - IA -III] 

R . H . KHWAJA , Jt. Secy . 


- - - 


- - - 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Publishod by tho Controller of Publications, Dolhi- 110054 — 1996 


